निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 50 


1 पौष 1932 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

22 दिसम्बर 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-3 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० एस . बी ० एससी ० . एम 0 ए 0 , 
एम एससी ० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


सूचनाएं 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 22 दिसम्बर 2010 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 


नियुक्ति , पदस्थापन, 


बदली, 


सूचनाएं 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर 2010 
सं 0 नि 0 वि 0 स्था0-123 / 08-8645 — निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या 985, दिनांक 26 फरवरी 2010 द्वारा 
निगरानी विभाग के अधीन विशेष (निगरानी) इकाई के अनुबंधित शर्तों पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस पदाधिकारियों / वरीय लोक अभियोजक की सेवाएँ एक वर्ष के लिए विस्तारित की गयी थी । 
सरकार के आदेशानुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त नीचे दी गयी तालिका में कार्यरत अधिकारियों के अनुबंध अवधि 
का विस्तार 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की तिथि या अनुबंध समाप्ति से अगले एक वर्ष के लिए, जो पूर्व में घटित हो 
तक पुनः संशोधित नये अनुबंध की शर्तों के अनुरूप बिल्कुल अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है । 

2. इन पुलिस पदाधिकारियों / वरीय लोक अभियोजक / विधि सलाहकर को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत संशोधित 
नवीन अनुबंध पत्र पर पुनः एकरारनामा करना होगा । 

3. अन्य शर्ते पूर्ववत रहेंगी । 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम / पदनाम 


पूर्व अनुबंध की 

तिथि 


एक वर्ष के लिए 
अनुबंध के नवीकरण 
की अन्तिम तिथि 


65 वर्ष आयु पूर्ण 
होने की तिथि 


1 


श्री बी 0 एल0 तिवारी, सेवा निवृत्त , 
पुलिस निरीक्षक , ( सी 0 बी 0 आई 0 ) 


02.12.2010 


03.12.2011 


01.02.2011 


2 


श्री आर0 के 0 शर्मा, सेवा निवृत्त, पुलिस 
निरीक्षक , ( सी 0 बी 0 आई0 ) 


30.11.2010 


01.12.2011 


31.07.2011 


3 


श्री सी 0 एल0 पटेल, सेवा निवृत्त 
पुलिस अवर निरीक्षक , ( सी 0 बी 0 आई0 ) 


02.12.2010 


03.12.2011 


14.02.2011 


4 


श्री एल 0 आर0 पटेल, सेवा निवृत्त , 
पुलिस अवर निरीक्षक , ( सी 0 बी 0 आई0 ) 


02.12.2010 


03.12.2011 


31.03.2011 


5 


श्री डी 0 के 0 पाण्डेय , सेवा निवृत्त , 
वरीय लोक अभियोजक, ( सी 0 बी 0 आई0 ) 


01.12.2010 


02.12.2011 


10.12.2011 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 
विश्व मोहन मिश्र, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 22 दिसम्बर 2010 


3 


खान एवं भूतत्व विभाग 


योगदान प्रतिवेदन 

9 अक्तूबर 2010 
सं ० 545/एम ० — मैं नित्या नन्द चौधरी , विभागीय अधिसूचना संख्या ए0/ ए1-4064/ 92 ( खण्ड ) 1975 एम0 , पटना , 
दिनांक 8 अक्तूबर 2010 के आलोक में सहायक खनन पदाधिकारी के प्रोन्नत पद पर दिनांक 1 सितम्बर 2002 के भूतलक्षी प्रभाव 
से प्रभावी योगदान दे रहा हूँ । 

नित्या नन्द चौधरी , 
सहायक खनन पदाधिकारी , नवादा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 40-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


